निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 फाल्गुन 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 360 ) पटना , सोमवार , 11 मार्च 2019 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

18 जनवरी 2019 
सं० 7 / स्था0 - 1 - 4 - 04 / 2011 - 868 / सा0प्र0 - महानिबंधक, उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक - 91804 
दिनांक 19.12. 2018 द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या - 1154 दिनांक 24.01.2018 द्वारा 
29वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर परीक्ष्यमान असैनिक न्यायाधीश ( कनीय कोटि ) के पद पर 
नियुक्त निम्न वर्णित सारणी के क्रम संख्या - 1 से 5 तक कुल 5 (पाँच) अभ्यर्थी द्वारा अपना योगदान समर्पित नहीं किये 
जाने पर उनकी नियुक्ति रद्द की जाती है: 
क्र . सं . संयुक्त मेधा अनुक्रमांक अभ्यर्थी का नाम लिंग कोटि । जन्मतिथि 
क्रमांक 

4 
102385 सुमित परासर 

21.02.91 
2 20 

101650 आशीष कुमार सिंह पुरूष 01 | 16.09 .88 
3 100340 | पुरूषोत्तम अवस्थी पुरूष 

02. 10. 83 
4 40 

100592 | विनोद कुमार यादव पुरूष | 01 20.07.83 
89 101093 वहीद आलम 

पुरूष 01 13.04.84 
बिहार राज्यपाल के आदेश से 

राम बिशुन राय , 
सरकार के अवर सचिव । 


5 


27 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 360 - 571 + 10 डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


